रजिस्ट्री सं० डी० 221 


REGISTERED No. D . 221 


समयबजे 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - - खण्ड 3--- उपखण (ii ) 
PART II — Section 3 - - Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - - - _ - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - ---- --- - 
स० 72 ] __ नई दिल्ली, सामबार, मार्च 2, 1970/ फाल्गुम 11, 1891 
No. 72 ] NEN DELHI, MONDAY , MARCH 2 , 1970 / PHALGUNA II, 1891 


- - - 


- 


नई 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled 

as a separate compilation. 
- - - - - - -- - -- - - - - - .. . -- 

- - - - - - - - 
MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

ORDER 

New Delhi, the 2nd March , 1970 
S . O . 838 . - In exercise of the powers conferred by section 10A of the Industries 
( Development and Regulation ) Act, 1951 ( 65 of 1051 ), and in partial modification 
of the notified Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce 

No. S . O . 493, dated the 11th February , 1966, and in supersession of the Order of the 
Government of India in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department 
of Foreign Trade ) No. S . O . 1724 , dated the 30th April, 1969, the Central Government 
hereby authorises with effect from the 2nd March , 1970 , Shri B . L . Gupta to take 
over the management of the whole of the New Bhopal Textiles Limited , Bhopal 
vice Shri P . C . Aggarwal, until further Orders . 

[ No. F . 7 ( 20 ) / 70- Tex . ( G ) . ] 
DEVINDAR NATH , Jt. Secy , 


विदेशी व्यापार मंत्रालय 


मावेश 

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1970 
का० प्रा० 838. - - उद्योग (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
65 ) की धारा 18 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूत 
पूर्व वाणिज्य मन्त्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० प्रा० 493, दिनांक 11 फरवरी, 1966 का 

( 265 ) 


की धार कर जमीन माल का कामगिरी करताना माल सरकारके पार 


266 


TIR GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( 1) ] 


आंशिक संशोधन करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय ( विदेशी 
व्यापार विभाग ) के आदेश सं० का० प्रा० 1724, दिनांक 30 अप्रैल , 1969 का अधिक्रमण करते 
हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी० एल० गुप्ता को , श्री पी० सी० अग्रवाल के स्थान पर 2 मार्च, 1970 से , 
आगामी प्रादेशों तक , सम्पूर्ण न्य भोपाल टेक्सटाइल्स लिमिटेड , भोपाल का प्रबन्ध अपने अधिकार में 
लेने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है । 

[सं० फा० 7 ( 20 )/ 70- टैक्स ( जी ) ] 

देवेन्द्र नाथ संयुक्त सचिव । 


- 


- 


- - 


- 


- 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970 


